निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 फाल्गुन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 140 ) पटना , वृहस्पतिवार , 23 फरवरी 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी) 


- 


- - 


- - - 


- 


अधिसूचना 

10 मई 2016 
सं0 2 / पी05 - 207 / 08गृ0आ0 / 3639 — श्री प्राणतोष कुमार दास , अपर पुलिस अधीक्षक (मूल वरीयता, 
क्रमांक - 8 / 14 ) को माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर वाद सं0 - सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 - 20090 / 10 में 
दिनांक 12.08.12 को पारित न्यायादेश एवं इसके विरूद्ध विभाग द्वारा दायर एल0पी0ए0 सं0 - 667 / 2014 में दिनांक 19. 
01. 2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्टाफ ऑफिसर के पद पर वेतनमान् पी0बी0 - 4, ग्रेड वेतन रु0 8700 / 
में , इनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि , दिनांक 10.06.14 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
__ यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 ( सी ) सं0 - 29770 / 15 में पारित न्यायादेश के 
फलाफल से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मंडल, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 140 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette . bih .nic .in 


